PARTI ) 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 4 , 1980 (KRTK , 13 , 1902 SAKA ) 


1709 


- 


- 


- 


तथा 


दिनांक 21 अक्तूबर , 1980 
क्रमांक 1748-ज-I - 80/ 37111.--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सोहन लाल , पुत्र श्री माम चन्द , गांव लुखी, तहसील महेन्द्रगढ़ , जिला नारनौल को रवी , 
1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई 
शों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1666 - ज-I - 80/ 37115.--- श्री श्योकरण , पुत्र श्री टोडा राम , गांव दौंगड़ा अहीर, तहसील महेन्द्रगढ़,जिला नारनौल , 
की दिनांक 25 जुलाई, 1978 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा 
कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्योकरण को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 922 -ज. एन.- III - 66/ 15680, दिनांक 30 जून, 1966 तया 5041 - र- III - 70/ 29505, दिनांक 
8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती मूर्ति देवी के नाम रबी, 1979 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये 
वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तगर्त प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1522-ज-I - 80/ 37119.-- श्री राम प्रशाद, पुत्र श्री हर सहाये , गांव रसूली , तहसील रिवाड़ी, जिला नारनौल 
की दिनांक 3 सितम्बर, 1979 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) तथा 3( 1 ए ) के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम प्रशाद को मुब्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2293 -ज-I - 74 /41174, दिनांक 13 दिसम्बर, 1974 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती बख्तावरी देवी के नाम रवी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अनुसार प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1715 - ज-I - 80/ 37123.- ~ श्री राधा सिंह, पुत्र श्री बूरा सिंह, गांव फतेहपुर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला 
की दिनांक 27 अगस्त, 1975 को हुई मृत्यु के परिणाम-स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 
4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राधा सिंह को 
मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 463 -ज-I - 69/ 18452, दिनांक 21 अप्रैल , 
1969 तथा 5041-र-III - 70/ 29505,दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती प्रेम कोर, 
के नाम रबी, 1976 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों 
के अन्तगर्त प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1670 - ज- I- 80/ 37127.-- श्री सांबल सिंह, पुत्र श्री जवानी सिंह, गांव अधियार, तहसील महेन्द्रगढ़, जिला 
नारनौल की दिनांक 2 अगस्त , 1979 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ( की धारा 4 एवं 2 (ए ) 1 ) तथा 
3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सांवल सिंह को मुब्लिग 150 वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 31+र- III - 66/ 1274 , दिनांक 29 अप्रैल, 1967 तथा 5041 - र- III- 70/ 29505 , दिनांक 8 दिसम्बर , 
1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमंती मोहर बाई के नाम रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तगतं प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1703 - ज (I ) -80/371 31.--- श्रीमती राम रखी, विधवा श्री सुखराम दास, गांव कुलाड़पुर , तहसील नारायणगढ़, 
जिला अम्बाला की युद्ध जागोर, जो उसे हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 7924 - पार ( 4) -67/ 
325, दिनांक 27 जनवरी, 1968 तथा 5041 - र-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा खरीफ 1970 से 150 रुपये 
वाषिक की दर से मंजूर की गई थी , खरीफर , 1972 से मंसूख की जाती है । 

दिनांक 28 अक्तूबर, 1980 
क्रमांक 1763 - ज (II )-80/38007.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) 1 ( ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री टेक र राम, पुत्र श्री रणजीत सिंह, मकान नं. 539j7 , अरबन प्रस्टेट , 
गवां, तहसील व जिला गुड़गावां को रबी, 1975 से 150, रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
युद्ध ., जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

रघुनाथ जोशी, 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार, 


